“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-200i.” 


पंजीयन क्रमांक 
“secthentg /St / 09 /203-205.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 63] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2023 — अग्रहायण 2, शक 945 


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर ace नगर 


अटल नगर, दिनांक 42 दिसम्बर 2023 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 4-3 / 2023 /7-4.--- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 4959 (क्र. 20 सन्‌ 4959) की धारा 258 
सहपठित धारा 440 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लगान (भू-राजस्व) के 
अदायगी संबंधी नियम, अधिसूचना क्रमांक 489-6477-सात-ना (नियम), दिनांक 06 जनवरी, 4960 में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात्‌ः- 


संशोधन 
उक्त नियमों में,-- 
4. नियम 2, 3, और 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्‌:- 
“2. वार्षिक भू-राजस्व का पूर्ण भुगतान एक किश्त में किया जावेगा। 
3. वार्षिक भू-राजस्व के भुगतान हेतु 34 मार्च की तारीख विहित की जाती है। 


4. वार्षिक भू-राजस्व का भुगतान, इस हेतु निर्धारित विभागीय वेब-पोर्टल पर अथवा निर्धारित बैंक खाते में 
अथवा संबंधित पटेल, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, वासिल-बाकि-नवीस या तहसीलदार को किया 
जायेगा।” 


2. अनुसूची का लोप किया जाता है। 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव. 
Atal Nagar, the !2th December 2023 
NOTIFICATION 
No. F-I-/2023/7-.— In exercise of the powers conferred by Section 258 read with Section 40 of 


the Chhattisgarh Land Revenue Code, 959 (No. 20 of I959), the State Government, hereby, makes the 


following amendment in Rules Regarding Payment of Land Revenue Notification no. 89-6477-VII-N (Rules), 
dated 06th January, 960, namely:- 


225 


226 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2023 


AMENDMENT 


In the said rules,- 
l. Forrule 2, 3 and 4, the following are substituted, namely: - 
“2. Full payment of annual land revenue shall be made in one installment. 
3. The date of 3lst March is prescribed for the payment of annual land revenue. 


4. Annual land revenue will be paid on the departmental web-portal or into the fixed bank account 
or to the concerned Patel, Patwari, Revenue Inspector, Wasil-Baki-Navis or Tehsildar.” 


2. The Schedule is omitted. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
HINA ANIMESH NETAM, Joint Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ ढवारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


